1262 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 31, 1983 (JYST . 10 , 1905 SAKA) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 9 मई , 1983 


- 


क्रमांक 457 - ज (II) -83/14975.- श्री रघबीर सिंह, पुत्र श्री अमी चन्द , गांव गोकलगढ़, तहसील रिवाड़ी, जिला 
महेन्द्रगढ़, की दिनांक 15 नवम्बर , 1980, को हुई मत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रघबीर सिंह को मुब्लिय 300 रुपये वार्षिक की 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 359- ज(I) -76/8214, दिनांक 18 मार्च 1976 तथा अधिसूचना 
क्रमांक 1789 - ज ( I ) -79/44040,दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती कमला 
देवी के नाम खरीफ , 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

दिनांक 11 मई , 1983 
अमांक 419. ज(I ) 83/15743.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज २.क संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए)(1 ए) तथा 3(1 ए) के अनुसार सौंपे 
गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बख्शीश सिंह, पुत्र श्री माल सिंह , गांव दोनारपुर, तहसील व 
जिला अम्बाला को रबी , 1975, से खरीफ 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपए वार्षिक 
कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

दिनांक , 12 मई , 1983 
क्रमांक 522 - ज (I) -83/15392.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए )( 1 ए ) तथा 3(1 ए) के अनुसार सो गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती छोटी देवी विधवा श्री शीतल सिंह , गांव गोलपुरा , तहसील 
थाने सर , जिला कुरुक्षेत्र को खरीफ , 1978 से खरीफ 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपए 
वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

क्रमांक 507 ज ( I).83 /15396.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें अज रक संशन दिया गया है ) की धारा 2( ए) (1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री मिश्री लाल गोयल, पुत्र श्री गीता प्रशाद , गांव बोहावा , तहसील 
थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपए 
वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शतों के अनुसार सहरु प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 551-1 ( II ) -83/15490.-- श्री सूरत सिंह, पुन श्री श्योदत्त , गांव मातनहेल , तहसील मज्जर , पिला रोहतक , 
की दिनांक 26 फरवरी , 1980, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सूरत सिंह को मुग्लिग 150 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2778-ज- (II ) -73/37043, दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 द्वारा 
मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सूरज कौर के नाम खरीफ , 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शो के अन्तर्गत प्रदान करते है । 

टी . प्रार. तुली , 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


सौंपे गए 


LATE NOTIFICATIONS 


